686 


HARYANA GOVT. GAZ . OCT. 12 , 1999 (ASVN 20 , 1921 SAKA ) 


[ PART I 


सिंचाई विभाग 


क्रमाक 


दिनांक 19 फरवरी, 1999 
146/ 1 - एल.-- क्योंकि हरियाणा के राज्यपाल की सन्तुष्टि हो गई है कि नीचे विनिर्दिष्ट भूमि सरकार द्वारा 
सरकारी खर्च पर, सार्वजनिक प्रयोग अर्थात् शेरपुरा डिस्ट्रीब्यूटरी के विस्तार पार० डी ० 45500 से 32500 जो कि 38750 
राईट सिवानी कैनाल से निकलती है । यह नहर गांव मोईला , गोडावास , बधशेली तहसील सिवानी, जिला भिवानी से निकलती 
है , के लिए तुरन्त अपेक्षित है । जिसके लिए भूमि प्रजन नियम , 1894 की धारा 17 की उपधारा 2 के खण्ड ग तपा 
उपधारा 4 के साथ पहल हुए ; धारा 4 के लिए अधिसूचना संख्या 146/ 1 -एल , दिनांक 19 फरवरी , 1998 में प्रकाशित 
की गई है । इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि नीचे विशिष्टि में वर्णित भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए तुरन्त 
अपेक्षित है । 

यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए 
की जाती है जिनका इस से संबंध है । 

भूमि के नक्शों का निरीक्षण जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन अधिकारी, भिवानी व कार्यकारी 
अभियन्ता , निर्माण मण्डल नं 0 1 , भिवानी के कार्यालयों में देखा जा सकता है । 

विशिष्टियां 


. 


जिला 


तहसील 


परिक्षेत्र 


हदबस्तनं ० 


क्षेत्रफल रक्टंगल नं ० 


किला नं ० 


1 


भिवानी 


सिवानी 


मोहिला 


123 


7.65 


42 


24, 25 


43 


3, 4, 8 , 12, 13, 19, 21 22 


67 


1 , 10 . 


68 


2 


भिवानी 


सिवानी 


गोंडावास 


60 


4.45 


224 


6 , 14, 

15. 
13, 14, 18, 19, 20/1, 20/2, 
रास्ता नं ० 240 


3 


भिवानी 


सिवानी 


बुधशेली 


122 


18.04 


21, 22 23 


8 


21 


24, 25 . 

23 , 24 , 25 . 
22 21, 22 , 23, 24, 25 . 
1144/1, 

4/1 , 4/2, 5, 6/1, 6/2, 
115 10, 11, 12, 19, 20 , 22/2, 

22/1 . 
रास्ता नं ० 542, 

155, 
153 
जो कि सामान्य तौर पर पूर्व से उतर पश्चिम , 
उतर पश्चिम से पश्चिम की और 
मौके पर निशान देही लगा दी है और नक्शे पर 
लगा दी है । 


156 , 


हरियाणा के राज्यपाल के आदेशानुसार । 


एम ० के ० 


गुप्ता , 
अधीक्षक अभियन्ता , 
निर्माण परिमण्डल , 

भिवानी । 


PART 1 ] 


HARYANA GOVT GAZ ., OCT . 12 , 1999 (ASYN 20 , 1921 SAKA ) 


687 


IRRIGATION DEPARTMENT 


The 19th February , 1998 
No. 146 /I- L .-- Whereas appears to the Governor of Haryana that land described in the specifica 
tion mentioned below is noded urgently by the Government at public expenses , for extension of sherpura 
Disty . from RD 45500 to 52500 in village Mohila Gandawas and Budhsheli in Tchsil Siwani Distt , 
Bhiwani for which a Notification has been issuod under section 4 and published . -ride Haryana 
Government Irrigation and power Dcparlment Notification No. 146 /I- L Dated 19th February , 1998 
in Haryana Government Gazattice Part - 1 . 

It is bereby declared that land described in the specification below is required urgently for the 
above purpose . 

This declaration is made under the provision of section 6 of Land Acquisition Act , 1894 for 
information to all whom it may concern . 


And whereas the Governor of Haryana is further of the opinion that the purpose for which the 
land is reqauirod is of an urgent importance within the meaning of clause (c) of sub section (2 ) of 
section 17 of the said act , 

Therefore it is hereby directed under sub section (4) of section 17 of the said Act, the provi 
sion of section 5- A of the said Act shall be apply in regard to the Acquisition . 

Plans of the land may be inspected in the office of tho District Rovenue Officer-cum -Land 
Acquisition Collector, Bhiwani and Executive Engineer, Construction Division , No. I Bhiwani . 


SPECIFICATION 


District 


Tehsil 


Villagc 


H. B. 


Arca 


Khasta No. 


43 


1 


Bhiwani 

Siwani Mobila 

123 7.65 42 24 , 25 

3 , 1 , 8. 12 . 

13, 19 , 21, 22 . 
67 1 , 10 . 
68 

6 , 14 , 15 . 
Bhiwani 

Siwani Gandawas 

60 4.45 224 13, 14 , 18 , 19 , 

20/1, 20/2 , Path 
Bhiwani 

Siwani Budhseli 

122 16.04 7 

21, 22 , 23 . 
8 24, 25 . 
21 23, 24 , 25 . 
22 21, 22 , 23, 24 , 25 . 
23 15 , 26 , 17 , 21, 22 , 

23, 24 . 
24 3 , 4 , 6/1 , 7/1 , 8 , 

9 , 11 , 12 , 20 . 
28 1, 2 , 3/1 . 
29 1, 2 , 3, 4 , 5 , 
30 3 , 4/1 , 5 . 

Path No. 155 , 547 , 557 . 
And Generally Lying in the direction from South to North and North to West 
arcation at Sito as shown in the Index Plan . 

as per dem 


By Order of Governor Haryana 


M. K. GUPTA , 


Superintcading Engineer , 
Construction Cirole , 

Bhiwani . 


